निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ 1936 ( A ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 जुलाई 2014 


( संo पटना 556 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

31 मार्च 2014 
सं0 22 / नि०सि०(डि0) -14- 04 / 2013- 381 - श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता ( आई0 
डी0 - 3590) सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए विभागीय कार्यो की 
उपेक्षा कर जिला के माध्यम से सम्पादित होने वाले कार्यो में संलग्न कर लेने के मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, 
डिहरी के प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार को अनुशासनहीनता कर्तव्य में लापरवाही महत्वपूर्ण सरकारी कार्यो के 
निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरापों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 - 782 दिनांक 
04.07 . 13 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत 
विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । तीन माह के अन्दर श्री कुमार के आरोपों से संबंधित साक्ष्य 
प्राप्त होने में विलम्ब के चलते उनकी निलंबन अवधि को विभागीय अधिसूचना सं0 - 65 दिनांक 13.01. 14 द्वारा अगले 
चार माह के लिए बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम - 9(7) के अन्तर्गत 
नवीकृत किया गया । श्री सुमन कुमार , सहायक अभियन्ता के आरोपों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय 
संकल्प ज्ञपांांक 72 दिनांक 16.01.14 द्वारा बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई । 

श्री सुमन कुमार, सहायक अभियन्ता से निलंबन से मुक्त करने हेतु प्राप्त आवेदन की समीक्षा अनुशासनिक 
प्राधिकार द्वारा की गई । समीक्षा में यह पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध कर्तव्यहीनता मात्र का आरोप है जिसके 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 जुलाई 2014 
आलोक में संभावित अधिरोपित दण्ड में सेवा समाप्ति या बर्खास्तगी का मामला नही बनता है । अतएव सम्यक 
विचारोपरान्त श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता ( आई0 डी0 - 3590) सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर को 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 72 दिनांक 16.01. 14 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को जारी रखने की शर्त के साथ 
निलंबन से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता ( आई0 डी0 - 3590) सिंचाई 
प्रमण्डल, नावानगर को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 72 दिनांक 16.01.14 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ववत् जारी रहेगी । 

3. निलंबन अवधि के वेतनादि के बिन्दु पर निर्णय संचालित विभागीय विभागीय कार्यवाही के फलाफल के 
उपरान्त लिया जाएगा । 

उक्त आदेश श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता ( आई0 डी0 - 3590) सिंचाई प्रमण्डल , नावानगर 
सम्प्रति मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग , पटना को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मोहन पासवान, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 556-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


